Haryana Gouernment Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 89—2022/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MAY 19, 2022 (VAISAKHA 29, 1944 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
परिवहन विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 19 मई, 2022 


संख्या 22/13,/2020-31(1)-- मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम, 59), की धारा 41 की 
उप-धारा 6) के उपबन्धों के अधीन भारत सरकार, भू-परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या का०्आ० 444 
(ई०), दिनांक 12.06.1989 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, विनिर्दिष्ट करते हैं कि 
राज्य में सभी पंजीकरण प्राधिकारियों के सम्बन्ध में उपरोक्त अधिसूचना द्वारा हरियाणा राज्य कें लिए सभी श्रूणियों के जैनरेटिड 
आर.टी.ओ. कोड का अनुसरण करते हुए आबंटित अक्षर समूह और आगे "GV" अक्षर का अनुसरण करते हुए हरियाणा सरकार 
या इसकी संस्थाओं जैसे विभागों / बोर्डों / निगमों इत्यादि के नाम से पंजीकृत या पंजीकृत किए जाने वाले वाहनों को आबंटित 
करने के लिए sara रूप से आरक्षित होंगे। आगे, ऐसी श्रृणियों के 4 से 1000 तक के पंजीकरण नम्बर किसी भी वाहन को 
आबंटित करने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे: 

परन्तु हरियाणा सरकार या इसकी संस्थाओं जैसे विभागों / बोर्डों / निगमों इत्यादि के नाम से पंजीकृत या पंजीकृत किए 
जाने वाले किसी वाहन या वाहनों के समूह के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद इस अधिसूचना के उपबन्धों से छूट 
प्राप्त की जा सकती है। 


व्याख्या.- “सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्राय है, इस अधिसूचना के प्रयोजनों हेतु हरियाणा राज्य का मुख्यमन्त्री | 


नवदीप सिंह विर्क, 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
परिवहन विभाग | 


(1685) 


1686 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 19, 2022 (VYSK. 29, 1944 SAKA) 


HARYANA GOVERNMENT 
TRANSPORT DEPARTMENT 
Notification 
The 19th May, 2022 


No. 22/13/2020-3T(1).— In exercise of the powers conferred by the Government of India, Ministry of Surface 
Transport, notification No. 444(E), dated the 12th June, 1989 issued under the provisions of sub-section (6) of 
section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), the Governor of Haryana hereby specifies that 
in respect of all the Registering Authorities in the State, the group of letters allotted to the State of Haryana vide 
aforesaid notification followed by RTO code and further followed by the letters ‘GV’, generated in all series shall be 
exclusively reserved to be allotted to the vehicles registered or to be registered in the name of Government of Haryana 
or its entities like Departments/Boards/Corporations etc. Further, registration numbers from 1 to 1000 of such series 
shall not be available for allotment to any vehicle: 


Provided that any vehicle or group of vehicles registered or to be registered in the name of Government of 
Haryana or its entities like Departments/Boards/Corporations etc. may seek exemption from the provisions of this 
notification after the approval of the competent authority. 

Explanation.— “competent authority” means the Chief Minister of the State of Haryana for the purpose of this 
notification. 


NAVDEEP SINGH VIRK, 
Principal Secretary to Government, Haryana, 
Transport Department. 


9611—C.S.—H.G_P. Pkl. 


